Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 171-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2023 (ASVINA 5, 1945 SAKA) 
हरियाणा सरकार 
आबकारी तथा कराधान विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 27 सितम्बर, 2023 


संख्या 48,// जीएसटी-2.--- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 158क और एकीकृत 
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केंद्रीय अधिनियम 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
हरियाणा के राज्यपाल, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, "लेखा संकलक" को ऐसे तंत्र के रुप में अधिसूचित करते हैं जिससे हरियाणा 
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 158क के अधीन सहमति पर आधारित सामान्य पोर्टल द्वारा 
सूचना साझी की जा सकंगी | 


2. यह अधिसूचना प्रथम अक्तूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी। 

aren इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "लेखा संकलक" से अभिप्राय है, कोई ऐसी गैर-वित्तीय बैंककारी कंपनी जो 
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का केंद्रीय अधिनियम 2) की धारा 45ञक के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 
पॉलिसी निदेशों के अनुसार किसी लेखा संकलक का कारबार करती है और गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी - लेखा संकलक 
(रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में यथा परिभाषित है। 


देविंदर सिंह कल्यान, 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
आबकारी तथा कराधान विभाग । 
(3240) 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 27, 2023 (ASVN. 5, 1945 SAKA) 3241 
HARYANA GOVERNMENT 
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT 
Notification 
The 27th September, 2023 


No. 48/GST-2.- In exercise of the powers conferred by section 158A of the Haryana Goods and Services Tax 
Act, 2017 (19 of 2017) and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 13 of 2017), 
the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby notifies “Account Aggregator” as the 
systems with which information may be shared by the common portal based on consent under section 158A of the 
Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017). 


23 This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2023. 


Explanation:- For the purposes of this notification, “Account Aggregator” means a non-financial banking company 
which undertakes the business of an Account Aggregator in accordance with the policy directions issued by the 
Reserve Bank of India under section 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (Central Act 2 of 1934) and 
defined as such in the Non-Banking Financial Company - Account Aggregator (Reserve Bank) Directions, 2016. 


DEVINDER SINGH KALYAN, 
Principal Secretary to Government Haryana, 
Excise and Taxation Department. 


10612—C.S.—H.G.P., Pkl. 


